Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
हरियाणा सरकार 
परिवहन विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 5 अगस्त, 2022 


संख्या 13, 4 / 2022--1टी-(1).-- हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का 24), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना, संख्या 
13 / 15 / 2010-6 परि0 (1), दिनांक 29 सितम्बर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करतें हैं, अर्थात्‌:- 


संशोधन 
हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13 / 15 ,/ 2010-6 परि0(1), दिनांक 29 सितम्बर, 2017 में, टिप्पण 
में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- 


“(घ) जहां वाहन स्वामी या वह व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में वाहन है, द्वारा निर्धारित समय में किसी 
मोटर वाहन के सम्बन्ध में देय कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो देय कर के भुगतान के अतिरिक्त, वह देय कर 
के प्रति मास 3 प्रतिशत की दर से शास्ति का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा। शास्ति की वास्तविक राशि, देय 
कर की राशि से अधिक नहीं होगी। के खण्ड (ञज) के अधीन भुगतान के लिए दी गई कालावधि के उल्लंघन के दिनों 
के होते हुए भी, कर के भुगतान में किसी भी विलम्ब हेतु शास्ति सम्पूर्ण मास के लिए प्रभारित की जाएगी अर्थात्‌ शास्ति 
की गणना के प्रयोजन हेतु, आंशिक मास को पूर्ण मास के रूप में माना जाएगा। 


उदाहरण, यदि किसी मास के दसवें दिन तक कर का भुगतान किया जाना देय है और मास के पन्द्रहवें दिन 
तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो वाहन स्वामी, आगामी मास के दसवें दिन तक सम्पूर्ण मास के लिए शास्ति का 
भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।”। 


नवदीप सिंह विर्क, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
परिवहन विभाग | 


(2769) 


2770 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 5, 2022 (SRVN. 14, 1944 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
TRANSPORT DEPARTMENT 
Notification 
The Sth August, 2022 


No. 13/4/2022-1T(1).— In exercise of the powers conferred under section 3 of the Haryana Motor Vehicles 
Taxation Act, 2016 (24 of 2016), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana 
Government, Transport Department, notification No. 13/15/2010-6T(D, dated the 29th September, 2017, namely:- 


Amendment 


In Haryana Government, Transport Department, notification 13/15/2010-6T(I), dated the 29th September, 2017 
in the Note, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:- 


“(d) Where the tax due in respect of any motor vehicle has not been paid by the owner or the person 
having the possession or control thereof, within the specified time, then in addition to payment of the tax due, 
he shall also be liable to pay penalty @ 3% per month of the tax due. The actual amount of penalty shall not 
exceed the amount of tax due. Notwithstanding the days of contravention of periodicity of payment given in 
clause (j) of Note, any delay in payment of tax shall be charged for payment of the penalty for the full month 
i.e. partial month shall be treated as an entire month for the purpose of calculating the penalty. 


Illustration: If a tax is due to be paid by the 10th day of a month and is not paid up to the 15th day of the 
month, the vehicle owner shall be liable to pay a penalty for an entire month up to the 10th day of next 
month.”. 


NAVDEEP SINGH VIRK, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Transport Department. 


9795—C.S.—H.G.P. Pkl. 


